निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 श्रावण 1939 ( 20 ) 


31 श्रावण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 724) पटना , मंगलवार , 22 अगस्त 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

18 अगस्त 2017 
सं० 21 / त . क . आ .- 01 / 2015 - 10590 / सा०प्र० — बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग , पटना के गठन 
संबंधी अधिनियम की धारा- 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा . अजय कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त आयुक्त , 
भागलपुर प्रमंडल को इनके पदभार ग्रहण की तिथि के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए बिहार तकनीकी कर्मचारी 
चयन आयोग, पटना के “ अध्यक्ष " के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )724 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


